निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 02 


22 पौष 1932 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

12 जनवरी 2011 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-4 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


5-5 


2 


बिहार गजट , 12 जनवरी 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

3 जनवरी 2011 
सं 0 ई2-1-85 / 2007-01 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 48 वीं से 52 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
योग्यता क्रम में अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार निर्वाचन सेवा में परीक्ष्यमान अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान रु ० 
9300-34800 (पे बैंड -2+ ग्रेड वेतन रु० 4800) सेवा के चार वर्षों के बाद पे बैंड -3+ ग्रेड पे रु ० 5400 में येगदान की तिथि से नियुक्त किया 
जाता है । 
क्रमांक 

आरक्षण कोटि जिसके विरूद्ध 
नाम 

अनुक्रमांक 

क्रमांक अनुशंसा की गयी है । 


संयुक्त मेधा 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


निवेदिता सिन्हा 


105196 


163 


सामान्य 


पटना 


2 


यशस्वी कुमार 


106932 


178 


सामान्य 


जौनपुर (उ0 प्र0) 


3 


पूनम कुमारी 


134874 


179 


सामान्य 


बेगूसराय 


4 


सोहैल अहमद 


106812 


180 


सामान्य 


सारण 


5 


अभिषेक कुमार 


163758 


181 


सामान्य 


पूर्वी चम्पारण 


6 


पुष्कर कुमार 


108129 


186 


सामान्य 


फतेहपुर ( उ0प्र0) 


7 


मनिरूल शेख 


119625 


187 


सामान्य 


पाकुड़ ( झारखण्ड) 


8 


धीरज कुमार 


102298 


193 


सामान्य 


पटना 


9 


दीपक कुमार 


187987 


195 


सामान्य 


बेगूसराय 


10 


अनिल कुमार तिवारी 


261862 


196 


सामान्य 


बक्सर 


11 


मो ० गजाली 


100158 


198 


सामान्य 


भागलपुर 


12 


लाल बहादुर राय 


211656 


199 


सामान्य 


दरभंगा 


13 


आशुतोष राय 


273294 


201 


सामान्य 


गाजीपुर ( उ0 प्र0 ) 


14 


प्रशांत शेखर 


294286 


208 


सामान्य 


मुजफ्फरपुर 


15 


सत्यप्रिय कुमार 


104138 


210 


सामान्य 


गया 


बिहार गजट , 12 जनवरी 2011 


3 


क्रमांक 


नाम 


अनुक्रमांक 


संयुक्त मेधा 
क्रमांक 


आरक्षण कोटि जिसके विरूद्ध 

अनुशंसा की गयी है । 


गृह 

जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


16 


संतोष कुमार सिंह 


180944 


213 


सामान्य 


औरंगाबाद 


17 


संजय कुमार 


266739 


215 


सामान्य 


वैशाली 


18 


जावेद इकबाल 


124234 


218 


सामान्य 


सिवान 


19 


जागृति प्रभात 


123246 


243 


पिछड़ा वर्ग 


नालंदा 


20 


सुरेश कुमार 


235600 


254 


पिछड़ा वर्ग 


रोहतास 


21 


अनिरूद्ध प्रसाद यादव 


312002 


262 


पिछड़ा वर्ग 


कटिहार 


22 


पवन कुमार 


222997 


265 


पिछड़ा वर्ग 


सुपौल 


23 


विकास कुमार 


249461 


268 


पिछडा वर्ग 


मुंगेर 


24 


विजय कुमार 


152742 


269 


पिछडा वर्ग 


पटना 


25 


मो 0 नजरूल हक 


117465 


406 


अत्यंत पिछडा वर्ग 


बांका 


26 


सरफराज नवाज 


146486 


426 


अत्यंत पिछड़ा वर्ग 


पटना 


27 


कृष्ण मुरारी प्रसाद 


246880 


428 


अत्यंत पिछडा वर्ग 


जमुई 


28 


आशीष रंजन 


293156 


439 


अत्यंत पिछड़ा वर्ग 


नालंदा 


29 


मो 0 अशरफ अफरोज 


123363 


450 


अत्यंत पिछड़ा वर्ग 


अररिया 


30 


विपिन कुमार 


130455 


455 


अत्यंत पिछड़ा वर्ग 


मधुबनी 


31 


परवीन जहाँ 


230093 


468 


अत्यंत पिछड़ा वर्ग 


पटना 


32 


संजुला कुमारी 


178301 


492 


पिछड़ा वर्ग की महिला 


मधेपुरा 


33 


जया 


218139 


658 


अनुसूचित जाति 


पटना 


34 


दिवाकर दास 


135148 


662 


अनुसूचित जाति 


जमुई 


35 


संजय कुमार 


172896 


663 


अनुसूचित जाति 


शिवहर 


36 


महेश कुमार पासवान 


138639 


664 


अनुसूचित जाति 


पूर्णिया 


37 


सुधीर कुमार चौधरी 


207597 


677 


अनुसूचित जाति 


नालंदा 


38 


पवन कुमार पासवान 


219578 


690 


अनुसूचित जाति 


भागलपुर 


4 


बिहार गजट , 12 जनवरी 2011 


क्रमांक 


संयुक्त मेधा 


नाम 


अनुक्रमांक 


आरक्षण कोटि जिसके विरूद्ध 

अनुशंसा की गयी है । 


गृह जिला 


क्रमांक 


N 


1 


3 


4 


5 


6 


39 


राजीव रंजन 


182595 


868 


अनुसूचित जाति 


औरंगाबाद 


2. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार रहेगी । 
3. यह नियुक्ति विभिन्न न्यायालयों में इससे संबंधित दायर वादों में होने वाले न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगी। 

4. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान दिनांक 4 जनवरी 2011 से 18 जनवरी 
2011 के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - प्रधान सचिव,निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में अनिवार्य रूप से दें । 

5. यह नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों / अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (चरित्र / पूर्ववृत्त सत्यापन सहित ) बाद 
में करा लिया जायेगा तथा किसी प्रकार का दोष पाये जाने या फर्जी पाये जाने पर नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । 
6. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधानों से आच्छादित होंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सुधीर कुमार राकेश, 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 
-सह - सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 जनवरी 2011 


5 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

5 जनवरी 2011 
स ० 3 / आ.2-97 / 10 / 06— श्री रामाकान्त प्रसाद , जिला शिक्षा अधीक्षक - सह- जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याहन् 
भोजन योजना, बेगुसराय द्वारा मध्याहन् भोजन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में कोषागार से निकासी की गयी कुल 
3,11,36,100 ( तीन करोड़ , ग्याहर लाख, छत्तीस हजार एक सौ ) रूपये मात्र का हिसाब बार - बार स्मारित किय जाने के 
बावजूद विभाग को समर्पित नहीं करने , वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जानबुझकर संवेदको की बहाली नहीं कर विद्यालयों के 
खाद्यान्न वितरण को प्रभावित कर नवाकोठी प्रखंड के विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना बन्द रखने , निदेशक ( म 0 भो ० 
योजना) द्वारा निदेशित करने के पश्चात् भी उत्तर समर्पित नहीं करने, कर्तव्य में लापरवाही बरतने एवं उच्चधिकारियों के 
आदेश की लगातार अवहेलना करने संबंधी आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री रामाकांत प्रसाद, जिला 
शिक्षा अधीक्षक -सह -जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याहन् भोजन योजना, बेगुसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एव अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)( क ) के तहत निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया 
जाता है । 

2. इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम 10 (I) के तहत निर्धारित मुख्यालय की स्थापना से भुगतान किया जायेगा । 

3. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप -निदेशक, पटना प्रमंडल , पटना का कार्यालय, पटना 
किया जाता है । 
4. विभागीय कार्रवाई संबंधी आरोप प्रपत्र " क अलग से निर्गत किया जयेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मिसवाह बारी, 
निदेशक (प्रशासन )-सह - संयुक्त सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


